पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


खण्ड -15] 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जून, 2014 ई० ( ज्येष्ठ 24, 1936 शक सम्वत्) [ संख्या -24 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


311-313 


1500 


249-257 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


395-398 


975 


975 


975 


- 


... 


975 


975 


- 


975 


... 


1425 


311 - क . 


[.. 


312 


उत्तराखण्ड गजट , 14 जून , 2014 ई० ( ज्येष्ठ 24, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति 
सेवानिवृत्ति 


13 मई, 2014 ई ० 


संख्या 3142 / X - 1-2014-03 ( 04 )/ 2008- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भा ० व ० से 0 
के निम्नलिखित अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित 
तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


क्रम सं ० 


अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष 


जन्म तिथि 


सेवानिवृत्ति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री सुरेन्द्र मोहन जोशी, भा ० व० से0-1992 


26-05-1954 


31-05-2014 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिवा 


गृह अनुभाग -1 

अधिसूचना 

9 मई , 2014 ई ० 
संख्या 1124 / XX(1 )-2014-9( 2) 2014- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( अधिनियम 
संख्या 25 , वर्ष 1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय , एतदद्वारा 
दिनांक 07 जनवरी, 2014 को ग्राम फेरूपुर, जिला हरिद्वार में नवोदय विद्यालय की कक्षा-07 की छात्रा के साथ 
हुए दुराचार एवं हत्या के सम्बन्ध में थाना पथरी, जनपद हरिद्वार में पंजीकृत मु 0 अ0 सं 0 11/2014 धारा 376 घ , 
302, 201 भा 0 द0 वि 0 व 3/4 पोक्सो अधिनियम ( Protection of Children Sexual Offence Act , 2012) के अन्वेषण 
तथा उपरोक्त अपराध के जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों , दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम 
में किए गए अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिए 
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार 
की सहमति प्रदान करते हैं । 


उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय के आदेश तथा उनकी ओर से , 

मंजुल कुमार जोशी, 


सचिव । 


TT 1 ] 


BRIQUE TOC, 14 727 , 2014 op 24 , 1936 


शक सम्वत् ) 


313 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the " The Constitution of India" , the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 11241 
XX ( 1)-2014-9 (2)2014 ,Dehradun , dated May 9, 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


May 9, 2014 
No. 1124/XX ( 1)-2014-9(2 )2014 -- In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946 ), the Governor of State of Uttarakhand is pleased to accord 
consent to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment 
to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 11/2014 Section 376D, 302 , 
201 IPC & 3/4 POCSO Act (Protection of Children Sexual Offence Act, 2012) registered at Police Station 
Pathri, DistrictHardwar, Uttarakhand and attempts, abetment and conspiracy in relation to or in connection 
with the above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same 
transaction orland arising out of the same facts of the said case. 

By Order and in the name of the Governor ofUttarakhand , 


MANJUL KUMAR JOSHI, 

Secretary, Home. 


Hoghoyo ( 

300) 24 feet TTC / 445– TT 1–2014 ( refer / Ofert) | 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 14 जून, 2014 ई0 ( ज्येष्ठ 24 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

April 11 , 2014 
No. 102/UHC /Admin.A /2014 -- SriDhirendra Bhatt, 1st AdditionalCivil Judge (Jr. Div .),Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge ( Jr. Div .), Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice 
Smt. Sangeeta Rani. 

NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 103/UHCIAdmin.A / 2014 -- Sri Sandeep Kumar, JudicialMagistrate-II, Roorkee , DistrictHardwar 
is posted as Judicial Magistrate-I, vice Ms. Neha Qayyum. 


NOTIFICATION 

April 11 , 2014 
No. 104 /UHCIAdmin.A / 2014 --Smt. Gunjan Singh , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div .), Dehradun is 
posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun , vice Sri.Manindra Mohan Pandey. 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 
No. 105 / UHCIAdmin.A/2014 -- Mohd. Yusuf, Civil Judge ( Jr. Div .), Tehri Garhwalis given additional 
charge of Civil Judge ( Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal to hold Camp Court for three days in a month . 


NOTIFICATION 

April 11 , 2014 
No. 106 /UHCIAdmin.A/ 2014 -- Sri Jayendra Singh, Judicial Magistrate -I Dehradun will function 
exclusively as PrincipalMagistrate , Juvenile Justice Board , Dehradun , on full time basis. 


249 - ख 


250 


BTIRGUS TUIT, 14 , 2014 0 ( 24, 1936 10 Heat ) 


[ATT 1 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 107 /UHCIAdmin.A / 2014 -- Sri Yogendra Kumar Sagar, JudicialMagistrate, Pauri Garhwalis posted 
as Civil Judge ( Jr. Div.), PauriGarhwal. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 108 /UHC / Admin.A /2014 -- Sri Hemant Singh , Civil Judge ( Jr. Div.), Hardwar is transferred and 
posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Lansdowne , District PauriGarhwal, vice Sri Madan Ram . He is also given 
additional charge of Civil Judge (Jr. Div .), Dhumakot, Distict PauriGarhwal. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 109 /UHCIAdmin.A / 2014 -- Sri Vinod Kumar Burman , Civil Judge ( Jr. Div .), Almora is transferred 
and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ), Dehradun vice Ms. Gunjan Singh . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 110 /UHC /Admin.A / 2014 --Smt. Jyotsna ,Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Khatima, District Udham 
Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal, vice 
Sri Vivek Srivastava . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 111 /UHC /Admin.A / 2014 --Ms. Rinki Sahni, JudicialMagistrate - II , Dehradun is transferred and 
posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital vice Ms. Sweta Pandey. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 112 /UHC / Admin.A / 2014 --Ms. Shivani Pasbola , JudicialMagistrate -l, Hardwar is transferred and 
posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Vikas Nagar, District Dehradun , vice Sri Laxman Singh . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 113 /UHC / Admin.A /2014 --Sri Ravi Prakash , Civil Judge (Jr. Div .), Laksar, District Hardwar is 
transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh , vice Sri Uday Pratap Singh . He 
is also given additional charge of Civil Judge (Jr. Div .), Dharchula , to hold camp court for three days in a 
month . 

NOTIFICATION 


April 11 , 2014 


No. 114 /UHC /Admin.A /2014 --Sri Shahjad Ahmad Wahid , Civil Judge (Jr. Div .), Udham Singh Nagar is 
transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Ranikhet, District Almora , vice Sri Sudhir Kumar Singh .He is 
also given additional charge of Civil Judge ( Jr. Div .), Dwarahat and Civil Judge ( Jr. Div.), Bhikiyasen , District 
Almora and will hold.camp.court at Dwarahat & Bhikiyasen for three days each in a month . 


ATT 1- ] 


BRIQUE ET, 14 E , 2014 o ( 24, 1936 


शक सम्वत् ) 


251 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 115 /UHC /Admin.A /2014 --Ms. Akata Mishra, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div .), Kotdwar, District PauriGarhwal, vice 
Ms. Anita Gunjiyal. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 116 /UHCIAdmin.A /2014 --Ms. Chhavi Bansal, 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Dehradun is 
posted as JudicialMagistrate- 11 , Dehradun , vice Ms. Rinki Sahni. 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 
No. 117 /UHC /Admin.A / 2014 --Ms. Ritika Semwal, JudicialMagistrate, Haldwani, District Nainital is 
posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Haldwani, DistrictNainital, vice Ms. Shachi Sharma. 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 118 /UHC/Admin.A / 2014 --Ms. Vibha Yadav, 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Udham Singh 
Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div .),Udham Singh Nagar, vice SriShahjad Ahmad Wahid . 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 
No. 119 /UHC /Admin.A /2014 --Sri Sanjay Singh , Civil Judge (Jr. Div .), Srinagar, District Pauri Garhwal 
is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div .), Khatima, District Udham Singh Nagar, vice Sri Arun Vohra . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 120 /UHC/Admin.A /2014 --Sri Sayed Gufran , 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Kashipur, District Udham Singh Nagar, 
vice Sri Dhirendra Bhatt. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 


No. 121/UHC /Admin.A /2014 --Ms. Indu Sharma, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div .),Nainitalis transferred 
and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, in the vacant Court. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 122 /UHC/Admin.A /2014 -- SriManojKumar Dwivedi, JudicialMagistrate,Rudraprayag is posted 
as Civil Judge ( Jr. Div.), Rudraprayag, vice Smt. Savita Chamoli. 


252 


STRIGUE THC, 14 51, 2014 o (Pt 24, 1936 Tu Ha) 


[ATT 1-5 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 123/UHC /Admin.A /2014 --Ms.Niharika Mittal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh , District 
Dehradun is posted as Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Rishikesh , District Dehradun , in the vacantCourt. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 124 /UHC /Admin.A /2014 -- Sri Ravi Shankar Mishra , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Roorkee , 
District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div .),Hardwar, vice SriHemant Singh . 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 
No. 125 /UHC /Admin.A /2014 --Ms. Seema Dungrakoti, Civil Judge (Jr. Div.), Garur, District Bageshwar 
is transferred and posted as JudicialMagistrate -I, Udham Singh Nagar, vice Sri Man Mohan Singh . 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 126 /UHC /Admin.A /2014 --Ms. Shachi Sharma, 1st Additional Civil Judge (Jr.Div .), Haldwani, District 
Nainital is transferred and posted as Judicial Magistrate , Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice 
SriMukesh Chandra Arya . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 127 /UHC /Admin.A / 2014 --Ms. Sweta Pandey, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is 
transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div .), Khatima, District Udham Singh Nagar, vice 
Smt. Jyotsna. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 128 /UHC /Admin.A / 2014 -- Sri Abhishek Kumar Srivastava , Civil Judge (Jr. Div .),Gangolihat, District 
Pithoragarh is transferred and posted as Judicial Magistrate , Rishikesh , in the vacantCourt. 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 


No. 129 /UHC /Admin.A / 2014 --Ms. Shweta Rana Chauhan , 3r Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun 
is posted as 2nd AdditionalCivil Judge (Jr. Div.), Dehradun , vice Ms. Chhavi Bansal. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 130 /UHC /Admin.A /2014 -- Sri Avinash Kumar Srivastava , Civil Judge (Jr. Div .), Dharchula , District 
Pithoragarh is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div .), Pithoragarh , vice Smt. Manju Singh Mundey. 
He is also given additional charge of Civil Judge (Jr. Div .), Gangolihat and will hold camp court for three days 
in a month . 


T 1- ] 


BenQUE TUT, 14 TFT, 2014 go ( 24 , 1936 


शक सम्वत् ) 


253 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 131 /UHCIAdmin.A /2014 --Ms. Tricha Rawat, 1st AdditionalCivil Judge (Jr. Div.), Hardwar is posted 
as JudicialMagistrate-l, Hardwar and will function exclusively as PrincipalMagistrate, Juvenile Justice Board , 
Hardwar, on full time basis . 

NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 132/UHCIAdmin.A /2014 -- Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Jr. Div .), Kirtinagar, District TehriGarhwal 
is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div .), Srinagar, DistrictPauriGarhwal, vice Sri Sanjay Singh . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 133/UHC /Admin.A /2014 -- Ms. Lalita Singh , Civil Judge (Jr. Div.), Champawat is transferred and 
posted as Civil Judge (Jr. Div .), Uttarkashi, in the vacantCourt. She is also given additional charge of Civil 
Judge (Jr. Div.), Barkot, District Uttarkashi. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 134 /UHC /Admin.A /2014 --Ms. Arti Saroha, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District 
Nainitatis transferred and posted as 2nd Additional Civit Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar and will funciton 
exclusively as PrincipalMagistrate , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar, on full time basis. 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 135/UHC /Admin.A /2014 -- Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge (Jr. Div .), Tharali, District Chamoli is 
given additional charge of Civil Judge ( Jr. Div.), Pokhari, DistrictChamoli to hold camp court for three days in 
a month . 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 136 /UHC /Admin.A /2014 --Ms. SimaranjeetKaur, Judicial Magistrate , Bageshwar is transferred 
and posted as JudicialMagistrate - II , Dehradun , vice Ms. Nazish Kaleem . 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 137 /UHC /Admin.A /2014-- Sri Sandeep Singh Bhandari, Civil Judge (Jr. Div.), Gairsain, District 
Chamoli is transferred and posted as JudicialMagistrate- 11, Hardwar, vice Sri Imran Mohd . Khan . 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 138 /UHC /Admin.A /2014 -- Ms. Shama Nargis, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div .), Hardwar is 
posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div .), Hardwar, vice Ms. Tricha Rawat. 


254 


BaterQue TOC, 14 9, 2014 go (PMS 24, 1936 910 90 ) 


(HT 1-5 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 139/UHC/Admin.A /2014 --Ms.Neha Kushawaha, Civil Judge ( Jr. Div.),Bageshwar is given additional 
charge of Civil Judge ( Jr. Div.), Garur, District Bageshwar and will hold camp court for three days in a month . 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 140 /UHC /Admin.A /2014 --Ms. Anita Kumari, 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Hardwar is posted 
as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Hardwar, vice Ms.Shama Nargis. 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 
No. 141 /UHC /Admin.A /2014 -- Ms. Neha Qayyum , Judicial Magistrate, Roorkee , DistrictHardwar is 
transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Laksar, District Hardwar, vice Sri Ravi Prakash . 


NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 142/UHCIAdmin.A /2014 -- Sri Neeraj Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Gopeshwar, District Chamoli is. 
given additional charge of Civil Judge ( Jr. Div .), Joshimath , District Chamoli to hold camp court for three days 
in a month . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 143 /UHC /Admin.A / 2014 -- Sri Ashok Kumar, Civil Judge ( Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is 
transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Almora , vice Sri Vinod Kumar Burman . 


NOTIFICATION 


April 11, 2014 
No. 144 /UHC /Admin.A / 2014 -- Smt. Payal Singh , Civil Judge (Jr. Div .), Joshimath , District Chamoli is 
transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div .), Karanprayag , District Chamoli, vice Sri Ramesh Singh . She is 
also given additional charge of Civil Judge (Jr. Div.), Gairsain , District Chamoli to hold camp court for three 
days in a month . 

NOTIFICATION 

April 11, 2014 
No. 145/UHC / Admin.A / 2014 --Ms. Nazish Kaleem , JudicialMagistrate -III, Dehradun is posted as 
JudicialMagistrate -IV , Dehradun , in the vacant Court. 


NOTIFICATION 


April 11 , 2014 
No. 146/UHCIAdmin.A /2014 -- Sri Imran Mohd. Khan, Judicial Magistrate , Hardwar is posted as 
3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, vice Ms. Anita Kumari . 
The order will come into force w.e.f. 01-05-2014 . 

By Order of the Court, 

Sd / 
D. P. GAIROLA , 
Registrar General. 


TT 1-07 ] 


BTIRGUS IGC, 14 FET, 2014 so velo 24 , 1936 


शक सम्वत् ) 


255 


CORRIGENDUM 


April 11, 2014 
No. 147/UHCIAdmin.A / 2014 --In this Court s Notification No. 84 /UHC /Admin . A /2014 dated 11-04 
2014 ,the words " Additional Civil Judge (Sr. Div .),Roorkee, DistrictNainital” be read as " Additional Civil Judge 
(Sr. Div .), Roorkee, DistrictHardwar" . 


By Order of the Court, 

Sd / 
D. P. GAIROLA , 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


April 17 , 2014 


No. 148 UHC /XIV /79/ Admin.A / 2003 --Ms. Neelam Ratra , 3rd Additional District & Sessions Judge , 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 19-03-2014 to 05-04-2014 with 
permission to prefix 16-03-2014 to 18-03-2014 as Sunday and Holi holiday and to suffix 06-04-2014 as 
Sunday holiday 


NOTIFICATION 


April 18, 2014 


No. 149/XIV -a-30/Admin.A /2010 -- Sri Dharam Singh, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 20-03-2014 to 05-04-2014 with permission to suffix 
06-04-2014 as Sunday holiday . 


NOTIFICATION 


April 18 , 2014 


No. 150 UHC /XIV /63/ Admin.A / 2003 --Ms. Neetu Joshi, the then Additional District & Sessions Judge , 
Vikasnagar, District Dehradun , presently posted as Secretary -cum -Registrar, State LevelPolice Complaint 
Authority , Uttarakhand , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 13-05-2013 to 23-05 
2013 . 


NOTIFICATION 


April 19, 2014 


No. 151 UHC /XIV / 26 /Admin.A / 2008 -- Sri Manindra Mohan Pandey, Civil Judge ( Jr. Div.), Dehradun is 
hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 05-01-2014 to 19-01-2014 in terms of G.O. No. 819/ 
xxvii(7 ) 34 /2010-11 dated 31-12-2013 issued by Government of Uttarakhand. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 


Sd / 


Registrar ( Inspection ). 


256 


BARRUS TUC, 14 TFT, 2014 o ( 24, 1936 10 H90 ) 


[ HN 1-0 


NOTIFICATION 


April 22, 2014 
No. 152/0HC /Admin.A /2014 -- Pursuant to Government Notification No.549 /XXX - 1-2014-26 ( 1)04 dated 
16-04-2014 , Smt. Anjushree Juyal, Civil Judge (Sr. Div .), Haldwani, District Nainital, on promotion to Uttarakhand 
Higher Judicial Service in the pay scale of 51550-1230-58930-1380-63070 ,Grade Pay 8900 is posted as 
3rd Addl. District & Sessions Judge , Hardwar, vice Sri Shanker Raj. 


NOTIFICATION 


April 22 , 2014 
No. 153 /UHC /Admin.A /2014 --Pursuant to Government Notification No. 549 /XXX - 1-2014-26 (1)04 dated 
16-04-2014, Smt.Pritu Sharma, 1stAdditional, Chief JudicialMagistrate, Dehradun , on promotion to Uttarakhand 
Higher Judicial Service in the pay scale of 51550-1230-58930-1380-63070 , Grade Pay 8900 , is posted as 
7th Addl. District & Sessions Judge, Dehradun , vice Sri Sushil Tomar. 

This order shall come into force w.e.f. 01-05-2014 . 


By Order of the Court, 

Sd / 


D. P. GAIROLA , 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


April 24 , 2014 


No. 154 UHC /XIV /86 /Admin.A /2003.- SriMahesh Chandra Kaushiwa, Chief JudicialMagistrate, Pauri 
Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 23-03-2014 to 27-03-2014 . 


NOTIFICATION 


April 25 , 2014 
No. 155 UHC /XIV /56 /Admin.A / 2003 -- Sri Dhananjay Chaturvedi, 1st Additional District & Sessions 
Judge , Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 05-03-2014 to 14-03-2014 . 


NOTIFICATION 


April 25 , 2014 
No. 156 UHC/XIV /66 /Admin.A /2003--Sri Shrikant Pandey, 2nd Additional District & Sessions Judge , 
Hardwar is hereby sanctioned paternity leave for 13 days w.e.f. 13-01-2014 to 25-01-2014 in terms of G.O. 
No. 819 /xxvii(7 ) 34 /2010-11 dated 31-12-2013 issued by Governmentof Uttarakhand . 


By Order ofHon ble the Administrative. Judge , 


Sd / 


Registrar (Inspection). 


ATT 1- ] 


STIQUE IGC , 14 14, 2014 go w 24 , 1936 


शक सम्वत् ) 


257 


NOTIFICATION 


April 29 , 2014 
No. 157/VIII-a -1/Stationery/UHC /2014 --Pursuant to the GovernmentNotification vide endorsement 
No.834/XXXI( 13)G / 14-69 (WTO )/2013 dated 21-04-2014 issued U /S 25 Negotiable InstrumentAct, 1881(Act of 
26 , 1881), 07-05-2014 (Wednesday) is hereby declared holiday in the High Court and Subordinate Courts on 
account of General Election of Lok Sabha - 2014 . 


By Order of Ho ble the Chief Justice , 

Sd / 
D. P. GAIROLA , 
RegistrarGeneral. 


NOTIFICATION 


April 29 , 2014 
No. 158 UHC /XIV /49/ Admin.A -- Sri C.P. Bijalwan , District Judge, Pithoragarh is hereby sanctioned 
earned leave for 19 days w.e.f. 24-03-2014 to 11-04-2014 with permission to prefix 23-03-2014 as Sunday 
holiday and to-suffix 12-04-2014, 13-04-2014 and 14-04-2014 as 2nd Saturday, Sunday and Ambedkar Jayanti 
holidays respectively, for the perpose of L.T.C. to Home Town . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 


Sd / 


Registrar (Inspection ). 


floghozo (FroO) 24 ferat 161 / 445–4TT 1-5-2014 ( taqcp / ful) | 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 14 जून, 2014 ई0 (ज्येष्ठ 24, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 

पंचायती राज विभाग 

13 मई, 2014 ई ० 
सं 0 1891 / 23-5( 8)( 2013-14) -जिला पंचायत , हरिद्वार द्वारा उ 0 प्र 0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत 
अधिनियम-1961 की धारा -239( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा 
अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले जनपद की समस्त कच्ची अथवा पक्की सड़कों के किनारे एवं सार्वजनिक 
स्थलों , विकसित कस्बों और स्थलों पर लगाये जाने वाले टीन या अन्य धातु, कपड़ा तथा दीवारों पर लिखाई 
आदि से बने विज्ञापनों / होर्डिग्स के बोर्ड को जनसामान्य की आवागमन / यातायात की सुविधार्थ, विनियमित एवं 
नियंत्रित करने हेतु संशोधित उपविधियां बनायी गई हैं । 

अत्एव, अधिनियम की धारा -242(2 ) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित 
उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं । यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में 
प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 


उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 ग - सड़के (ग) में 
प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, हरिद्वार जनपद की समस्त कच्ची अथवा पक्की सड़को 
के किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों, विकसित करबो और स्थलों पर लगाये जाने वाले टीन या अन्य धातू, 
कपड़ा तथा दीवारों पर लिखाई आदि से बने विज्ञापनों / होर्डिंग्स के बोर्ड को जनसामान्य की 
आवागमन / यातायात की सुविधार्थ. विनियमित एंव नियंत्रित करने हेतु निम्न प्रकार संशोधित उपविधियां 
बनायी जाती है । यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित 
आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत : हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकता है। 


395 - घ 


396 


उत्तराखण्ड गजट, 14 जून, 2014 ई ० (ज्येष्ठ 24, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


--- 


.. 


उपविधियां 


1. यह उपविधिया जिला पचावत, हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन / बोर्ड / होर्डिंग्स के माध्यम से 

प्रचार प्रसार कार्य के निमित नियंत्रित उपविधियां कहलायेंगी । ये उपविधियां जिला पंचायत हरिद्वार की 
बैठक में पारित प्रस्ताव की तिथि से 

लागू 

समझी जायेंगी । 
2. (क) विज्ञापन बोर्ड का अर्थ उस बोर्ड से है जो किसी भी व्यवसायिक / व्यापारिक दृष्टि के उद्देश्य से 
प्रचार एवं प्रसार हेतु किसी सार्वजनिक सड़क के किनारे जनसाधारण के पढ़ने के लिए किसी भी 
उद्यमी, फर्म, संस्था , कम्पनी, फैक्ट्री या व्यक्ति विशेष द्वारा व्यापारिक हित में लागये गये हों । 
( ख) नियंत्रण का अर्थ विज्ञापन बोर्ड को सड़क के किनारे से एक निश्चित दूरी पर / मार्गों पर 

आवागमन नियमित संचालित करने के हित में जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप लगाने से है । 
3. कोई भी व्यक्ति / संस्था जनपद हरिद्वार के. ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक / व्यवसायिक दृष्टि से किसी 

कच्ची अथवा पक्की सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों, विकसित करबो बाजारों में जिला पंचायत 
हरिद्वार की पूर्व अनुमति लिये बिना न तो बोर्ड लगायेगा तथा न ही बोर्ड लगाने के लिए सड़क के 
किनारे गडढा खोदेगा । बिना पूर्व अनुमति लिये लगाया गया बोर्ड जिला पंचायत द्वारा उखाड़ लिया 
जायेगा, तथा अपने कब्जे में रख लिया जायेगा । ऐसा बोर्ड उखड़वाने अथवा लगवाने / रखवाने जाने में 

जो भी खर्चा होगा वह सम्बन्धित व्यक्ति / संस्था से वसूल किया जायेगा । 
4.. जनसाधारण की सुविधा, सुरक्षा एंव यातायात को सुलभ बनाने की दृष्टि से सड़क के किनारे लगने 

वाले बोर्ड की दूरी सड़क से निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है । 
( क ) कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म , इकाई, फैक्ट्री आदि प्रचार -प्रसार का विज्ञापन / होर्डिंग्स प्रचार 
कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय मार्ग एंव राज्ययी मार्ग के मध्य से 55 फुट के अन्तर्गत इस प्रकार से लगायेगा 
जिससे किसी प्रकार की बाधा यातायात तथा आवागमन में न हो । 
( ख) लिंग मार्ग या अन्य कोई पक्का मार्ग के बाहरी किनारे से 20 फुट जगह छोड़कर बोर्ड/ होर्डिंग्स 
स्थापित किये जायेंगे । 
(ग) किसी भी कच्चे मार्ग के किनारे 7-- 10 फुट जगह छोड़कर बोर्ड स्थापित किये जायेंगे । 
( घ) उक्त बिन्दुओं में दी गयी दूरी से कम चौड़ाई का मार्ग होने की स्थिति में बोर्ड गार्ग के अन्तिम 
किनारे पर ही स्थापित करना होगा 
5. बोर्ड की स्थापना लकडी की बल्ली या लोहे के गार्डर द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि तेज हवा या 

तूफान में वह उखड न सकें । 
6. जनसाधारण की सुविधा एंव सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड का साईज मार्ग की चौड़ाई को ध्यान 

गें रखते हुए 15 वर्ग फिट से अधिक नहीं होगा । इससे बड़ा बोर्ड स्थापित करने के लिए लाईसेन्स 
अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी / की जांच आख्या के उपरान्त ही अनुमति पत्र ( लाईसेन्स) निर्गत 
किया जाना सम्भव हो सकेगा। 


397 


भाग 3 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 14 जून , 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 24, 1936 शक सम्वत् ) 
7. बोर्ड के ऊपर लिखाई ऐसी इंक / पेन्ट द्वारा लिखाना प्रतिबन्धित होगा जिस पर रात में वाहनों की 

रोश पड़ने पर चमक हो । 
8. किसी भी बोर्ड अथवा होर्डिंग्स पर अश्लील भाषा का लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा । 
9. विज्ञापन बोर्ड पर स्त्री अथवा पुरूष के नग्न, अथवा अर्द्धनग्न फोटो पर आम जनता विरोध दर्शाये, 

लगाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा । 
10. जिला पंचायत , हरिद्वार के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी एंव कर अधिकारी अथवा उनके द्वारा 

अधिकृत कर्मचारी सड़क के किनारे पर लगने वाले बोर्ड को इस उपविधि की किसी भी धारा का 

उल्लाधन पाये जाने पर लगाने /लिखने के कार्य को बीच में ही रूकवाने कके लिए अधिकृत होंगे । 
11. जनसामान्या की सुविधा की दृष्टि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित बोर्ड 

लगा । वाले व्यक्ति / संस्था को दिये गये निर्देशों का तत्काल पालन करना व्यक्ति / संस्था को 

अनिवार्य होगा । 
12. विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति / संस्था को जिला पंचायत हरिद्वार से लाईसेन्स लेना 

अनिवार्य होगा । लाईसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से आरम्भ होगी और 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी । 
13. इन पविधियों के लागू हो जाने के उपरान्त नये बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति / संस्था को पूर्वमें लाईसेन्स 

अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एंव वांछित कागजात उपलब्ध कराने होंगे तथा 
अनुमति पत्र (लाईसेन्स) जारी होने के उपरान्त ही बोर्ड लगाना नियमित होगा अर्थात बोर्ड लगाने वाले 

व्यक्ति / संस्था द्वारा लाईसेन्स प्राप्त किये बिना बोर्ड स्थापित नही किया जायेगा । 
14. लाईसेन्स अधिकारी का अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के प्रचार प्रसार के विज्ञापन / होर्डिंग्स पर 

शुल्ला वसूली का कार्य यथा स्थिति क्षेत्रवार, विकसित कस्बा वार, बाजार वार , एंव सड़क वार 

अलग - अलग भी कर सकते है । 
15. इन उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेन्स अधिकारी , अपर मुख्य अधिकारी होंगे । अपर मुख्य अधिकारी चाहें 

तो कार्य अधिकारी / कर अधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत कर सकते है । 
16. लाईसेन्स अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध 15 दिन के भीतर अपील अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत को 

की जा सकती है, अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एव बन्धनकारी होगा । 
17. इन उपविधियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन / बोर्ड / होर्डिंग्स लिखाई सूचना पट पर लाईसेन्स 

शुल्क वसूली के कार्य का ठेका / नीलाम पद्धति से भी किया जा सकता है । 
18. इन उपविधियों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को के किनारे, सार्वजनिक स्थान, विकसित कस्बों, 
बाजारों में विभिन्न प्रचार प्रसार के विज्ञापन / बोर्ड , होर्डिंग्स, लिखायी सूचना पट पर लाईसेन्स शुल्क 
की दरें प्रति बोर्ड अथवा होर्डिंग्स की दशा में निम्नवत होगी । 
( क) नेशनल हाईवे रोड पर 5 x 4 वर्ग फीट साईज के होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड पर 1000.00 रूपये 
प्रति बोर्ड । 


. 


398 


उत्तराखण्ड गजट , 14 जून, 2014 ई ० (ज्येष्ठ 24, 1936 शक सम्वत् ) 

[भाग 3 
( ख) नेशनल हाईवे रोड पर 5 X 4 वर्ग फीट साईज की लम्बाई चौड़ायी से अधिक के सूचना पट पर 
10.00 रू 0 प्रति वर्ग फीट की दर से वार्षिक शुल्क देय होगा । 
( म) स्टेट हाईवे रोड़ पर 5x4 वर्ग फीट साईज के होर्डिंग्रा / विज्ञापन बोर्ड पर 500.00 रूपये प्रति 
बोर्ड । 
( घ) स्टेट हाईवे रोड़ पर 5 x 4 वर्ग फीट साईज की लम्बाई चौड़ायी से अधिक के सूचना पट पर 

5.00 रू0 प्रति वर्ग फीट की दर से वार्षिक शुल्क देय होगा । 
19. प्रत्येक वर्ष लाईसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च से पूर्व करा लेना अनिवार्य होगा। 31 मार्च तक 

लाईसन्स का नवीनीकरण न कराने की स्थिति में प्रति माह 25.00 रूपये विलम्ब शुल्क लगाया 
जायेगा । लाईसेन्स न लेने की स्थिति में मा ० न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा वाद 
कम्पाउंड कराने की स्थिति में लाईसेन्स शुल्क सहित 50 प्रतिशत कम्पाउंड शुल्क देय होगा । 


दण्ड 


उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एंव जिला पंचायत अधिनियम , 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का 
उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन-- 1000.00 रू 0 तक होगा और यदि ऐसा 
उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे 
प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 
50.00 रू 0 प्रति दिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये, तो 
कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन मास तक हो सकेगा । 


शूरवीर सिंह मटूरा , 
अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , हरिद्वार । 


अंजुम, 

अध्यक्ष, 
जिला पंचायत , हरिद्वार । 


सी ० एस० नपलच्याल , 

आयुक्त , 
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी । 


पी ०एस० यू ( आर0 ई0 ) 24 हिन्दी गजट / 445 -भाग 3-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


